रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


RSSBAN) 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1011 ] 
No. 1011] 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 20 , 2017 / अग्रहायण 29 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , DECEMBER 20, 2017/ AGRAHAYANA 29, 1939 


कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 20 दिसम्बर , 2017 


सा . का . नि . 1525( अ ). केंद्रीय सरकार , शिक्षु अधिनियम , 1961 ( 1961 का 52 ) की धारा 37 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के पश्चात शिक्षुता नियम , 1992 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्: 


1. 


( 1) 


इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता ( छठा संशोधन) नियम , 2017 है। 


ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


शिक्षुता नियम, 1992 अनुसूची I में , 


(i) फाउंड्री व्यवसाय समूह, से संबंधित समूह संख्या 2 में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 

क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात्: 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 7 ) 


( 2 ) 
पैटर्न मेकर 


( 5 ) 
7522. 10 | एक वर्ष और तीन | 1. बढ़ई 

माह 

2. पैटर्न मेकर 


( 6 ) 
तीन माह 


तीन माह 


10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत 8वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण । "; 


7253 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


(ii) विद्युत व्यवसाय समूह , से संबंधित समूह संख्या 4 में क्रम संख्या 2 तथा 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 

क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् : 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 
लाइनमैन 


( 4 ) 
दो वर्ष 


( 5 ) 
1 . वायरमैन 


( 6 ) 
एक वर्ष 


. 


7245 . 10 


__ ( 7 ) 
10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत 8वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। 


2. इलेक्ट्रिशियन 


एक वर्ष 


6. | इलेक्ट्रिकल वाइंडर | 7241. 40 | 


दो वर्ष 


1 इलेक्ट्रिशियन 


एक वर्ष 


10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अन्तर्गत विज्ञान विषय के 
साथ 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण ।"; 


(iii ) 


ताप इंजन व्यवसाय समूह, से संबंधित समूह संख्या 10 में , - 
( क ) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी 

जाएंगी , अर्थात्: 


" 8 . 


( 1 ) ( 2 ) ___ ( 3) । (4 ) 

(5 ) ( 6 ) 

___ ( 7 ) 
भवन निर्माण | 7233. 28 दो वर्ष 1. मैकेनिक 

एक वर्ष | 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
मशीनरी मैकेनिक 7233. 30 

( मोटर वाहन ) 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या उसके 
सह ऑपरेटर 
7233. 90 

| समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण।"; 
8332 . 00 
( ख) क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थातः 
( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) 

(5 ) ( 6 ) 

__ ( 7 ) 
| | मरीन इंजन फिटर | 7233. 22 दो वर्ष 1. मरीन 

1. मरीन इंजन | एक वर्ष | 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
फिटर 

अन्तर्गत विज्ञान तथा गणित 
के साथ 10वीं कक्षा या उसके 
समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। ": 


(iv) 


कटाई और सिलाई व्यवसाय समूह, से संबंधित समूह संख्या 19 में क्रम संख्यां 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों, के 
स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थातः 


( 6 ) 


" 4 


( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) 

___ (5 ) 

( 7 ) 
डिजाइनर सह 794. 40 एक वर्ष और तीन | 1 . सिलाई 

तीन माह | 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
मास्टर कटर 

माह 
794. 60 

अन्तर्गत 10वीं कक्षा या उसके 
| प्रौद्योगिकी 

2 . ड्रेस मेकिंग तीन माह समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण"; 
(v) कृषि व्यवसाय समूह, से संबंधित समूह संख्या 20 में क्रम संख्या 1 तथा 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान 

पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी ,अर्थातः 
( 2) ( 3) 

( 5 ) 

( 6 ) 
| मैकेनिक ( कृषि 7231.10 

1 . मैकेनिक ( कृषि | एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
मशीनरी) 

मशीनरी ) 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या उसके 

समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 
बागवानी सहायक | 7231. 10 दो वर्ष 1. बागबानी 

एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
सहायक 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या उसके 
समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण।"; 


( 7 ) 


( 1 ) 
" 1. 


( 4 ) 
दो वर्ष 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
(vi) पोत निर्माण व्यवसाय समूह , से संबंधित समूह संख्या 22 में क्रम संख्यां 2 और 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 

स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थातः 
| ( 1) | (2 ) ( 3) (4) 

(5) (6) 

(7) 
" 2. | पाइप फिटर 

7136. 10 दो वर्ष 1 . नलसाज 

एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
7136 . 10 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या उसके 

समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 
पोत निर्माता 7124. 45 दो वर्ष 1. बढ़ई 

एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
( लकड़ी ) 7124 . 70 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या उसके 
समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। "; 


( 7 ) 


- - - 


( vii) लोहा और इस्पात व्यवसाय समूह, से संबंधित समूह संख्या 25 में , क्रम संख्या 2, 4, 6, 7, 8, 9 , 10 , 11, 12, 13, 

14, 15, 16 तथा 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों, के स्थान पर क्रमश : निम्नलिखित क्रम संख्यां तथा प्रविष्टियां 

रखी जाएंगी ,अर्थातः 
( 1 ) (2 ) (3) ( 4) 

(5) (6 ) 
" 2. भट्ठा ऑपरेटर 3135 . 1100 एक वर्ष और 

10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
|( इस्पात उद्योग ) तीन माह 

कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 
क्रेन ऑपरेटर 8343. 0700 एक वर्ष और 

| 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
ओवरहैड ( इस्पात तीन माह 

कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 
उद्योग) 
| इलेक्ट्रिशियन 7411 . 0100 दो वर्ष 1.इलेक्ट्रिशियन एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
( इस्पात संयंत्र ) 7412. 0801 

कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 
| इलेक्ट्रॉनिक्स 7421 . 0100 दो वर्ष 1. इलेक्ट्रॉनिक्स एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
मैकेनिक ( इस्पात | 7421 .0300 

मैकेनिक 

कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 
संयंत्र ) 

7421 . 9900 
| 8. फिटर ( इस्पात | 7126.0301 दो वर्ष 1 . फिटर एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
संयंत्र ) 7126 . 9900 

कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 
7224.0102 
उपकरण मैकेनिक 7311. 0101 दो वर्ष 1 . उपकरण एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
( इस्पात संयंत्र ) 7311 . 1000 

मैकेनिक 

कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 
कोयला संचालन 8112. 0600 एक वर्ष और 

| 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
उपकरण ऑपरेटर तीन माह 

कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 
11. इस्पात संयंत्र में 8162.50 , एक वर्ष और 

10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
लोकोमोटिव और 8333. 30 तीन माह 

कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 
रेल क्रेन्स ऑपरेटर । 
कच्चा माल संचालन 8121.90 एक वर्ष और 

मान्यता प्राप्त विद्यालय से 8वीं कक्षा 
संयंत्र सामग्री तीन माह 

परीक्षा या उसके समतुल्य उत्तीर्ण । 
ऑपरेटर 
| 13. कोक चूल्हा बैट्री 8159.16 एक वर्ष और 

10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
उपकरण ऑपरेटर तीन माह 

कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 
| 14. ब्लासट फरनेस 8121.15 एक वर्ष और 

- -- | 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
लोहा बनाने वाले 8223. 60 तीन माह 

कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 
उपकरण ऑपरेटर 
15. | इस्पात गलन | 8121. 35 एक वर्ष और 

10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
उपकरण ऑपरेटर तीन माह 

कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 
| सिटर संयंत्र 8121. 90 एक वर्ष और | 

10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
उपकरण ऑपरेटर तीन माह 

कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 


12. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


8122. 20 


एक वर्ष और 


रोलिंग मिल्स 
उपकरण (भारी 
उत्पाद) ऑपरेटर 


तीन माह 


10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 
कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। "; 


| (1) 


" 


( viii ) कम्प्यूटर व्यवसाय समूह, से संबंधित समूह संख्या 29 में क्रम संख्या 2, 3, 4 तथा 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 

स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् : 

( 2) (3 ) ( 4) (5) (6 ) 
डेस्क टॉप पब्लिशिंग 3512. 0200 । एक वर्ष और 1. डेस्क टॉप | तीन माह 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 
ऑपरेटर तीन माह पब्लिशिंग ऑपरेटर 

| 10वीं कक्षा या उसके समतुल्य 

परीक्षा उत्तीर्ण। 
प्रोग्रामिंग और 103. 70 एक वर्ष 

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण 
सिस्टम प्रशासन 103. 80 

परिषद द्वारा “ कम्प्यूटर 
सहायक 

ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग 
सहायक ” विषय में जारी राष्ट्रीय 

व्यवसाय प्रमाण पत्र 
सूचना एवं संचार 3114. 9900 | दो वर्ष 1 . सूचना एवं एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 
प्रौद्योगिकी प्रणाली 

संचार प्रौद्योगिकी 

10वीं कक्षा या उसके समतुल्य 
अनुरक्षण 

प्रणाली अनुरक्षण 

परीक्षा उत्तीर्ण 
2. सूचना एक वर्ष 
प्रौद्योगिकी एवं 
इलेक्ट्रानिक प्रणाली 
अनुरक्षण 
3. उत्कृष्टता एक वर्ष 
केन्द्र योजना तथा 
उत्कृष्टता केन्द्र 
योजना के उन्नयन 
माड्यूल के अन्तर्गत 
कम्प्यूटर तथा बाह्य 
उपकरणों के 
हार्डवेयर की मरम्मत 
तथा रखरखाव में 
व्यापक आधारित 

बुनियादी प्रशिक्षण 
कम्प्यूटर ऑपरेटर 4131 . 0600 | एक वर्ष और 1 . कम्प्यूटर । तीन माह 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 
और प्रोग्रामिंग | 3514.0300 तीन माह ऑपरेटर और 

| 10वीं कक्षा या उसके समतुल्य 
सहायक 

प्रोग्रामिंग सहायक 

परीक्षा उत्तीर्ण।"; 
( ix) “ अनौपचारिक क्षेत्रक व्यवसाय समूह , से संबंधित समूह संख्या 32 में - 

( क ) क्रम संख्या 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों , के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि रखी 
___ जाएगी, अर्थात्: 


(5 ) 


( 6) 


(1 ) | ( 2 ) 

( 3) 

(4 ) 
" 11 चिकित्सा प्रयोगशाला 3212. 0701 | एक वर्ष और तीन माह 

तकनीशियन ( ह्रदय 
विज्ञान ) 


___ ( 7 ) 
10 + 2 शिक्षा पद्धति में 
भौतिक, रसायन विज्ञान तथा 
जीव विज्ञान से 12 कक्षा 
उत्तीर्ण । "; 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख ) क्रम संख्यांक 13 और उसके संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा , 

अर्थातः 


( 1 ) 


"14. 


(2 ) 
चिकित्सा 
प्रयोगशाला 
तकनीशियन 
( भौतिक चिकित्सा ) 


(3) ( 4) ( 5) (6) 

___ ( 7 ) 
3212. 0701 - एक वर्ष और 1. भौतिक चिकित्सा - तीन माह 10 + 2 शिक्षा पद्धति में 

तीन माह 
3255 .0101 तकनीशियन 

भौतिक, रसायन विज्ञान तथा 
जीव विज्ञान से 12 कक्षा 
उत्तीर्ण "; 


उत्कृष्टता व्यवसाय समूह, से संबंधित समूह संख्या 35 में क्रम संख्यां 8, 20, 37 , 38 , 39 ,41 तथा 44 और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्यां तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात्: 


" 8 . 


| 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। 


| 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। 


|(1 ) ( 2) ( 3) (4) (5) 

( 6 ) 
रसायन प्रयोगशाला 3111. 30 दो वर्ष 1. उत्कृष्टता केन्द्र योजना एक वर्ष 
सहायक 

तथा उत्कष्टता केन्द्र योजना के 
उन्नत मॉड्यूल के अंतर्गत प्राथमिक 
रसायन क्षेत्र में व्यापक आधारित 
बुनियादी प्रशिक्षण प्रयोगशाला 
सहायक 
2. प्रयोगशाला सहायक 

एक वर्ष 

(रसायन संयंत्र ) 
| 20 . मैकेनिक ऊर्जा 7241.10 दो वर्ष 1. उत्कृष्टता केन्द्र योजना एक वर्ष 
इलेक्ट्रॉनिक्स 7242.10 

तथा उत्कृष्टता केन्द्र योजना के 
( इन्वर्टर , यूपीएस 

उन्नत मॉड्यूल के अंतर्गत इन्वर्टर , 
तथा ड्राइब्स का 

यूपीएस , वोल्टेज स्टेब्लाइजर तथा 
रखरखाव ) 

औद्योगिक ड्राइब्स में व्यापक 
आधारित बुनियादी प्रशिक्षण 
2. इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एक वर्ष 
3. मैकेनिक उपभोक्ता एक वर्ष 
इलेक्ट्रोनिक उपकरण 
4. तकनीशियन पावर 

एक वर्ष 
इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली 
मैकेनिक औद्योगिक 

एक वर्ष 

इलेक्ट्रॉनिक्स 
कम्प्यूटर और बाहृ 2523 .0200 एक वर्ष 1. कम्प्यूटर और बाहृ तीन माह 
उपकरणों के 7422. 2001 और तीन उपकरणों के हार्डवेयर की मरम्मत 
हार्डवेयर मरम्मत 

तथा रखरखाव में उत्कृष्टता केन्द्र 
तथा रखरखाव 

योजना तथा उत्कृष्टता केन्द्र योजना 
मैकेनिक 

के उन्नत मोड्यूल के अंतर्गत सूचना 
प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापक 

आधारित बुनियादी प्रशिक्षण 
| 38 . कम्प्यूटर नेटवर्किंग 2523. 9900 एक वर्ष 1. कम्प्यूटर नेटवर्किंग में तीन माह 
तकनीशियन 3513.9900 और तीन उत्कृष्टता केन्द्र योजना तथा 

माह उत्कृष्टता केन्द्र योजना के उन्नत 

मोड्यूल के तहत सूचना प्रौद्योगिकी 
क्षेत्र में व्यापक आधारित बुनियादी 
प्रशिक्षण 


5 . 


| 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। 


माह 


10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


39 


तीन माह 


10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण । 


तीन माह 


| 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। 


मल्टीमीडिया 2166. 0201 एक वर्ष 1. मल्टीमीडिया वेब पेज 
वेबपेज डिजाइनर 2513. 0101 और तीन डिजाइनिंग में उत्कृष्टता केन्द्र 
2166 .0300 माह योजना तथा उत्कृष्टता केन्द्र योजना 

के उन्नत मोड्यूल के तहत सूचना 
प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापक 

| आधारित बुनियादी प्रशिक्षण 
41. | उपयोगिता प्रचालक | 3131 . 0300 एक वर्ष 1. वॉयलर तथा स्टीम 

8182 .0200 और तीन टर्बाइन के प्रचालन तथा रखरखाव 

माह में उत्कृष्टता केन्द्र योजना तथा 

उत्कृष्टता केन्द्र योजना के उन्नत 
मोड्यूल के तहत सूचना प्रौद्योगिकी 
क्षेत्र में व्यापक आधारित बुनियादी 

प्रशिक्षण 
44. उपकरण नियंत्रक 7311 .0101 | दो वर्ष | 1 . प्रक्रिया संयंत्र के 

7311 . 1001 इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उपकरण 

रखरखाव में उत्कृष्टता केन्द्र योजना 
तथा उत्कृष्टता केन्द्र योजना के 
उन्नत मोड्यूल के तहत सूचना 
प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापक 
आधारित बुनियादी प्रशिक्षण 
2. उपकरण मैकेनिक 


एक वर्ष 


| 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण । 


एक वर्ष 


__ ( 7 ) 


( xi) कार्यालय प्रबन्ध व्यवसाय समूह , से संबंधित समूह संख्या 37 में क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 

स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात्: 
| (1 ) ( 2) ( 3) (4) (5) (6) 
| "3. आशुलिपिक (हिंदी ) 4111.10( एच ) एक वर्ष और 1. आशुलिपिक तीन माह 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं 

तीन माह (हिंदी ) 

कक्षा हिंदी अनिवार्य विषय के साथ पास 

या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । ". 
( xii ) स्वास्थ्य संबद्ध व्यवसाय समूह, से संबंधित समूह संख्या 38 में क्रम संख्या 2 तथा 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 

स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् : 
(2) (3) ( 4) (5) (6) 

( 7 ) 
" 2 . स्वास्थ्य स्वच्छता 3257. 0100 एक वर्ष और 1. स्वास्थ्य सफाई तीन माह 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा 
निरीक्षक तीन माह निरीक्षक 

या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण 


अस्पताल अपशिष्ट 5151. 9900 एक वर्ष और 1. अस्पताल अपशिष्ट तीन माह 10 + 2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा 
प्रबंधन सहायक तीन माह प्रबंधन सहायक 

या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण "। 


[ फा . सं . डीजीटी-2( 1)/2017- एपी] 
विजय देव , महानिदेशक/ अपर सचिव 


टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र , में तारीख 15 जुलाई , 1992 की अधिसूचना सं . सा . का . नि . 356 द्वारा प्रकाशित किए गए थे 

और अधिसूचना सं सा . का . नि . 1139( अ ), तारीख 7 सितम्बर, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए । 


[ TT II - QUE 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th December , 2017 
G .S. R . 1525 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 37 of the Apprentices 
Act , 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council , hereby 
makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992 , namely : 
1. (1) These rules may be called the Apprenticeship ( Sixth Amendment) Rules , 2017 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

In the Apprenticeship Rules, 1992, in Schedule I, - 
(i) in Group No. 2 , relating to the Foundry trades group , for serialnumber 1 and the entries relating 

thereto , the following serial number and entries shall be substituted , namely : 


(6 ) 


( 1 ) 
“ 1 . | Pattern Maker 


( 3 ) 
7522 .1000 


( 4 ) 
One year and 
three months 


(5 ) 
1. Carpenter 


| 


Three months 


class 
under 

of 
its 


2 . Pattern Maker 


Passed 8th 
examination 
10 + 2 system 
education or 
equivalent." ; 


Three months 


( 3 ) 


( 4 ) 


(1) 
“ 2 . 


( ii ) in Group No. 4 , relating to the Electrical trades group , for serial numbers 2 and 6 and the entries 

relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be substituted , 

namely : 
(2) 

( 5 ) (6 ) 

(7 ) 
Lineman 7245 . 10 Two years | 1 . Wireman 

One year Passed 8th class 

examination under 
2 . Electrician One year 10 + 2 system of 

education or its 

equivalent. 
Electrical 

7241.40 Two years | 1. Electrician One year Passed 10th class 
Winder 

examination under 
10 + 2 system of 
education with 
Science as one of the 
subject or its 
equivalent.” ; 


(1) 
“ 8 . 


( iii ) in Group No. 10 , relating to the Heat Engines trades group , - 

(a ) for serial number 8 and the entries relating thereto , the following serial number and entries 

shall be substituted , namely : 
(2 ) (3) (4) (5) (6 ) 

(7) 
Construction 7233 .28 Two years | 1 . Mechanic One year Passed 10th class 
Machinery 7233.30 

(Motor 

examination of 10 + 2 
Mechanic - cum 7233. 90 

Vehicle ) 

system of education 
Operator 8332 .00 

or its equivalent.” ; 


(1 ) 


“ 11 


after serial number 10 and the entries relating thereto , the following shall be inserted , 

namely : 
(2) (3 ) (4) (5 ) 

(6 ) 
Marine Engine | 7233 .22 Two years Marine 

One year Passed 10th class 
Fitter 

Engine 

examination with 
Fitter 

Science 

and 
Mathematics under 
10 + 2 system of 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


its 


education or 
equivalent.” ; 


(1) 


“ 1 


(iv ) in Group No. 19 , relating to the Cutting and tailoring trades group , for serial number 1 and the 

entries relating thereto , the following serial number and entries shall be substituted , namely : 
(2 ) (3) (4 ) (5 ) (6 ) 

(7 ) 
Designer and | 794 .40 One year and | 1. Sewing 

Three months Passed 10th class 
Master Cutter 794.60 three months Technology 

examination under 
10 + 2 system of 

education or its 
2 . Dress Making Three months 

equivalent.” ; 


(1) 


(5 ) 


(v ) in Group No. 20 , relating to the Agriculture trades group , for serial number 1 and 2 and the 

entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be substituted , 

namely : 
(2 ) L (3 ) (4 ) 

(6 ) 
Mechanic 7231. 10 Two years 1 . Mechanic 

One year Passed 10th class 
( Agriculture 

(Agriculture 

examination under 
Machinery ) 

Machinery ) 

10 + 2 system of 
education or its 

equivalent. 
Horticulture 7231 .10 Two years 1. Horticulture One year Passed 10th class 
Assistant 

Assistant 

examination under 
10 + 2 system or its 
equivalent." ; 


(vi) 


in Group No. 22 , relating to the Ship Building trades group , for serial numbers 2 and 5 and the 
entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be substituted , 
namely : — 


( 1) 
“ 2 . 


( 2 ) 
Pipe Fitter 


( 3 ) 
7136 . 10 
7136 .30 


(4 ) 
Two years 


(6 ) 
One year 


1. Plumber 


( 7 ) 
Passed 10th class 
under 10 + 2 system 
of education or its 
equivalent. 
Passed 10th under 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent.” ; 


7124 .45 
7124 .70 


Two years 


1 . 


Carpenter 


Shipwright 
(Wood ) 


One year 


(vii ) 


in Group No .25 , relating to the Iron and Steel trades group , for serial numbers 2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 
10 , 11 , 12 , 13, 14 , 15 , 16 and 17 and the entries relating thereto , the following serial numbers 
and entries shall respectively be substituted , namely : - 


( 1 ) 


(5 ) 


( 2 ) 
Furnace Operator 
(Steel Industry ) 


( 3 ) 
3135 .1100 


( 4 ) 
One year and 
three months 


8343.0700 


Crane Operator 
Overhead ( Steel 
Industry) 


One year and 
three months 


( 7 ) 
Passed 10th class 
examination under 10 + 2 
system of education or its 
equivalent. 
Passed 10th class 
examination under 10 + 2 
system of education or its 
equivalent. 
Passed 10th class 
examination under 10 + 2 
system of education or its 
equivalent. 
Passed 10th class 
examination under 10 + 2 
system of education or its 
equivalent. 


Electrician (Steel 
Plant) 


Two years 


1. Electrician 


One year 


7411 .0100 
7412 .0801 


Two years 


Electronics 
Mechanic (Steel 
Plant) 


One year 


7421.0100 
7421.0300 
7421.9900 


1 . Electronics 
Mechanic 


[ TT II - 005 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8 . 


(Steel 


Two years 


1. Fitter 


One year 


Fitter 
Plant) 


7126 .0301 
7126 . 9900 
7224 .0102 


Two years 


One year 


Instrument 
Mechanic (Steel 
Plant) 


7311.0101 
7311. 1000 


1 . Instrument 
Mechanic 


10 
. 


Coal 


8112 .0600 


Operator 
Handling 
Equipment 


One year and 
| three months 


Passed 10th class 
examination under 10 + 2 
system of education or its 
equivalent. 
Passed 10th class 
examination under 10 + 2 
system of education or its 
equivalent. 
Passed 10th class 
examination under 10 + 2 
system of education or its 
equivalent. 
Passed 10th 

class 
examination under 10 + 2 
system of education or its 
equivalent. 
Passed 8th class examination 
from a recognized school or 
its equivalent. 


8162.50 , 
8333 . 30 


One year and 
three months 


8121. 90 


One year and 
three months 


Operator 
Locomotive and 
Rail Cranes in 
Steel Plant 
Operator 
Material 
Handling at Raw 
Material 
Handling Plant 
Operator Coke 
Ovens Battery 
Equipments 


8159. 16 


One year and 
three months 


class 
10 + 2 
or its 


8121. 15 
8223 .60 


One year and 
three months 


class 
10 + 2 
or its 


Operator Blast 
Furnace Iron 
Making 
Equipments 
Operator Steel 
Melting 
Equipments 


8121. 35 


One year and 
three months 


Passed 10th 
examination under 
system of education 
equivalent. 
Passed 10th 
examination under 
system of education 
equivalent. 
Passed 10th 
examination under 
system of education 
equivalent. 
Passed 10th 
examination under 
system of education 
equivalent. 
Passed 10th 
examination under 
system of education 
equivalent.” ; 


class 
10 + 2 
or its 


16 . 


8121. 90 


Operator Sinter 
Plant Equipments 


One year and 
three months 


class 
10 + 2 
or its 


8122 .20 


Operator Rolling 
Mills Equipment 
(Long Products) 


One year and 
three months 


class 

10 + 2 
or its 


( 1) 


“ 1 


( viii ) in Group No. 29 , relating to the Computer trades group , serial numbers 2 , 3 , 4 and 5 and the 

entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
(2 ) 

( 3) ( 4 ) 

(5 ) 

(6 ) 
Top 3512 .0200 One year 1. Desk Top 

Three Passed 10th class 
Publishing 

and three Publishing months examination under 10 + 2 
Operator months Operator 

system of education or 

its equivalent. 
Programming 103.70 One year 

National 

Trade 
and Systems | 103 .80 

Certificate issued by 
Administration 

National Council for 
Assistant 

Vocational Training in 
“ Computer Operator and 

Programming Assistant 
Information and 3114 .9900 Two years 1. Information and One year Passed 10th class 
Communication 

Communication 

examination under 10 + 2 
Technology 

Technology 

system of education 
System 

System 
Maintenance 

Maintenance 


2 . Information 

Technology and 


One year 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1)] 


Electronic 
System 
Maintenance 


3 . Broad Based One year 

Basic Training in 
Information 
Technology 
Sector under 
Centre 

of 
Excellence 
Scheme and 
Advanced 
module 
Centre 

of 
Excellence 
Scheme in 
Repair and 
Maintenance of 
Hardware of 
Computer and 

Peripherals . 
1. Computer 

Three 
Operator and months 
Programming 
Assistant 


4131 .0600 
3514 .0300 


Computer 
Operator and 
Programming 
Assistant 


One year 
and three 
months 


Passed 10th class 
examination under 10 + 2 
system of education or 
its equivalent.” ; 


(1 ) 
“ 11 


(ix ) in Group No . 32 , relating to the Informal sector trades group, - 

(a ) for serial number 11 and the entries relating thereto , the following serial numbers and 

entries shall be substituted , namely : 
( 2 ) 

( 3 ) (4 ) (5 ) 

(6 ) 
Medical 3212. 0701 One year 

Passed 12th class 
Laboratory and three 

examination under 10 + 2 
Technician months 

system of education with 
(Cardiology ) 

physics, chemistry and 
biology ." ; 


( 1 ) 


(b ) after serial number 13 and the entries related thereto , the following shall be inserted , 

namely: 
( 2 ) L ( 3 ) 

(4 ) 

(5 ) 

(6 ) 
| Medical 

3212.0701 One year | 1. Physiotherapy Three Passed 12th class 
Laboratory 3255 .0101 and three 

Technician months examination under 10 + 2 
Technician months 

system of education with 
( Physiotherapy) 

physics , chemistry and 

biology.”; 
(x ) in Group No. 35 , relating to the Centre of Excellence trades group , for serial numbers 8 , 20 , 37 , 

38 , 39 , 41 and 44 and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall 

respectively be substituted , namely : 
(2 ) 

( 3) (4 ) (5 ) 

(7 ) 
| Chemical 3111 .30 Two years 

Broad Based One year Passed 10th class 
Laboratory 

Basic Training 

examination under 
Assistant 

in Chemical 

10 + 2 system of 
Sector under 

education or its 
Centre of 

equivalent. 
Excellence 
Scheme and 
Advanced 
module of 
Centre 
Excellence 


(1) 


of 


[ 471 II - Qu5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


in 


Scheme 
Laboratory 
Assistant 


2 . 


One year 


20 . 


Two years 


1. 


7241. 10 
7242 . 10 


One year 


Mechanic 
Power 
Electronics 
( Inverters, UPS 


Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


and 


Maintenance of 
Drives) 


Laboratory 
Assistant 
(Chemical 
Plant ) 
Broad Based 
Basic Training 
in Electronics 
Sector under 
Centre of 
Excellence 
Scheme and 
Advanced 
module 
Centre 
Excellence 
Scheme 
Inverters , UPS , 
Voltage 
Stabilizer and 
Industrial 
Drives. 


of 


in 


2 . 


One year 


Electronics 
Mechanic 


One year 


3 . Mechanic 

Consumer 
Electronic 
Appliances 


One year 


Technician 
Power 
Electronics 
Systems 


One year 


37 . 


1 . 


2523 .0200 
7422 . 2001 


One year 
and three 
months 


Three 
months 


Computer and 
Peripherals 
Hardware 
Repair and 
Maintenance 
Mechanic 


Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


5 . Mechanic 

Industrial 
Electronics 
Broad Based 
Basic Training 
in Information 
Technology 
Sector under 
Centre of 
Excellence 
Scheme and 
Advanced 
module of 
Centre of 
Excellence 
Scheme in 
Repair and 
Maintenance of 
Hardware of 
Computer and 

Peripherals. 
1. Broad Based 

Basic Training in 
Information 


38 . 


Computer 
Networking 
Technician 


| 2523 . 9900 
3513 . 9900 


One year 
and three 
months 


Three 
months 


Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(1)] 


or 


its 


education 
equivalent. 


39. 


Multimedia and 
Web Page 
Designer 


2166 .0201 
2513.0101 
2166 . 0300 


Three 
months 


Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


of 


41. 


Utility Operator 


| 1 . 


3131.0300 
8182 .0200 


Three 
months 


Technology 
Sector under 
Centre 

of 
Excellence 
Scheme and 
Advanced module 
of Centre of 
Excellence 
Scheme in 
Computer 

Networking 
One year | 1. Broad Based 
and three Basic Training 
months 

in Information 
Technology 
Sector under 
Centre of 
Excellence 
Scheme and 
Advanced 
module 
Centre 
Excellence 
Scheme in 
Multimedia and 
Web Page 

Designing. 
One year Broad Based 
and three Basic Training 
months 

in Process Plant 
Maintenance 
Sector under 
Centre of 
Excellence 
Scheme and 
Advanced 
module 
Centre of 
Excellence 
Scheme 

in 
Operation and 
Maintenance of 
Boiler and 

Steam Turbine . 
Two years 1. Broad Based 

Basic Training 
in Process Plant 
Maintenance 
Sector under 
Centre of 
Excellence 
Scheme and 
Advanced 
module 
Centre 
Excellence 
Scheme in 
Electronic and 
Instrument 
Maintenance of 
Process Plant. 


Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


44 . 


One year 


Instrument 
Controller 


7311.0101 
7311. 1001 


Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


2 . 


Instrument 
Mechanic 


One year 


[ TT II - QU5 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(1 ) 
“ 3 . 


(xi) in Group No. 37 , relating to the Office Management trades group , after serial number 2 and the 

entries relating thereto , the following shall be inserted , namely : 
(2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) 

(7 ) 
Stenographer 4111. 10 (H ) One year and 1. Stenography Three months Passed 10th class 
(Hindi) three months (Hindi) 

examination under 
10 + 2 system of 
education with Hindi 
as compulsory subject 
or its equivalent.” ; 


(1) 
“ 2. 


(xii) in Group No. 38 , relating to the Health Allied Trades Group , for serial numbers 2 and 3 and the 

entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted , 

namely: 
(2 ) 

(3 ) (4 ) (5 ) 

(6 ) 
Heath Sanitary 3257.0100 One year 1. Heath Sanitary 

Three 

Passed 10 " class 
Inspector and three Inspector 

months examination under 
months 

10 + 2 system of 
education or its 

equivalent. 
Hospital Waste 5151. 9900 | One year 1 . Hospital Waste 

Passed 10th class 
Management 

and three Management months examination under 
Assistant 

months Assistant 

10 + 2 system of 
education or its 
equivalent” . 


3 . 


Three 


[ F. No. DGT- 2 (1 )/2017 - AP ] 
VIJAY DEV , Director General /Addl. Secy. 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G . S. R . 356 , dated the 

15th July , 1992 and last amended vide notification number G . S .R . 1139 ( E ), dated the 7 " September, 
2017 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 . 12 .26 
15 : 12 : 27 + 05 30 


